निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 581) 


2 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 24 जुलाई 2013 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


दर) - 980 / 95 - 1304 


सं0 17 स्था0 ( नक्शा 
प्रेषक , 

डा0 सी0 अशोकवर्धन , 
प्रधान सचिव , 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , 

बिहार, पटना । 
सेवा में , 

महालेखाकार , बिहार , 

पटना । 
द्वारा - वित्त विभाग । 


पटना, दिनांक 18 जुलाई 2013 
विषय : बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र एवं वेबसाइट के माध्यम से 

डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र की आपूर्ति किये जाने वाले राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के 

सम्बन्ध में । 
महाशय, 

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम , 2011 के आलोक में डिजिटाईज्ड 
ग्रामीण राजस्व सर्वे मानचित्रों को आम जनता के सुलभ उपलब्धता हेतु जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मुद्रण 
एवं सामग्रियों के लागत व्यय को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा नक्शा बिक्री का दर निम्न प्रकार से 
निर्धारित किया जाता है : 


क्रम 


मानचित्रों का प्रकार 


सं0 


निर्धारित बिक्री मूल्य 


अभ्युक्ति 


डिजिटाईज्ड राजस्व सर्वे मानचित्र 

__ (मुद्रित / फोटो प्रति ) 
वेबसाईट के माध्यम से डिजिटाईज्ड राजस्व 

सर्वे मानचित्र 


150 / - (एक सौ पचास) रू0 प्रति नक्शा 
125 / - (एक सौ पचीस) रू0 प्रति नक्शा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जुलाई 2013 
( 2) यह दर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी । 

( 3 ) डिजिटाईज्ड राजस्व सर्वे मानचित्र निर्धारित मूल्य पर आम जनता के साथ - साथ डी0पी0आर0 तैयार 
करने वाले एजेंसियों एवं सरकारी विभागों को भी आपूर्ति की जाएगी । 

(4 ) नक्शा बिक्री से प्राप्त राशि राजस्व बजट शीर्ष - 0029 - भू - राजस्व – लघुशीर्ष – 800 - अन्य 
प्राप्तियाँ - उपशीर्ष – मानचित्रों का बिक्री मूल्य – विपत्र कोड - 0029008000002 में जमा किया जाएगा । 
( 5 ) प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

विश्वासभाजन , 
सी0 अशोकवर्धन, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 581-571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


